सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 आश्विन , 1943 ( श ० ) 
23 सितम्बर , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -475 राँची , गुरूवार , 


) 


परिशिष्ट- " ग " 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
31 अगस्त , 2021 


संख्या -15 / विविध -21 / 2020- 3252 -- झारखण्ड खिलाड़ी ( सीधी नियुक्ति ) नियमावली -2014 के तहत 

/ 
श्रीमती के ० एच ० भाग्यवती चानू का समूह " ख " ( पुलिस अवर निरीक्षक ) के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित 
शैक्षणिक योग्यता एवं अधिकतम उम्र सीमा को क्षांत किया जाता है । 
2 . यह अधिसूचना उक्त खिलाड़ी के नियुक्ति तिथि से प्रभावी होगा | 

के 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


> 


पूनम प्रभा पूर्ति , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 475 -- 50 


